PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 12. 2014 (SRVN . 21, 1936 SAKA ) 


871 


हरियाणा सरकार 


राज्य निर्वाचन आयोग, 
निर्वाचन सदन , प्लाट नम्बर, 2, सैक्टर 17 , पंचकुला 


अधिसूचना 


दिनांक 6 अगस्त, 2014 


क्रमांक रानिआ /3 ई- II/ 2014/ 2233. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 164 की उप- धारा का अनुसरण करते 
हुये हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पंचायत उप चुनाव जो कि भाह जुलाई, 2014 को हुये, में ग्राम पंचायत कांसापुर, खण्ड 
बराड़ा, जिला पंचकूला में सरपंच के सामान्य पद पर निर्वाचित श्री रविकुमार पुत्र श्री यशपाल का नाम अधिसूचित किया जाता है । 
जिस व्यक्ति के स्थान पर इसे चुना गया है, उसकी शेष अवधि तक यह उस पद पर नियुक्त रहेगा । 


आदेश द्वारा, 


सुभाष मेहता, 


सचिव , 


पंचकूला : 
दिनांक 5 अगस्त, 2014 . 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा । 


- 


HARYANA GOVERNMENT 


STATE ELECTION COMMISSION 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2. SECTOR - 17 . PANCHKULA- 134 109 


Notification 


The 6th August, 2014 


No. SEC /3E - 11/ 2014 / 2233.-- In pursuance of the provisions of Sub -section (4 ) of Section 161 of the Haryana 
Panchayati Raj Act . 1994.the State Election Commission, Haryana hereby notifies the name of Sh. Ravi Kumar S/o Sh . 
Yashpal , who has been elected as Sarpanch of Gram Panchayat Kansapur, Block Barara , Distt . Ambala against the 
unreserved seat during the Panchayat Bye - election held in themonth of July, 2014. He shall hold the office for the un 
expired period of the term for which the person in whose place he has been elected . 


By Order . 


Panchkula : 


The 5th August , 2014. 


SUBHASH MEHTA , 

Secretary , 
State Election Commission , Haryana . 


52493. - C.S. - H.G.P., Chd . 


